रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO. D. L.-33004/99 


" 


. . . 


. . 


सत्यमेव जपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. . 


. . 


. 


. . 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


.. 


. 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PARTII - Section 3 . - Sub -section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 337 ] 
No. 337 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , जून 15, 1999 / ज्येष्ठ 25 , 1921 
NEW DELHI , TUESDAY, JUNE 15, 1999/ JYAISTHA 25, 1921 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


An 


जल भूतल परिवहन मंत्रालय 


( सड़क स्कंध ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 जून, 1999 
का . आ . 442( अ ). - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 क की उप धारा 1 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा ऐसी भूमि का जिसका संक्षिप्त 
ब्यौरा संलग्न अनुसूची में दिया गया है, सार्वजनिक उपयोग के लिए जयपुर से किशनगढ़ के बीच 
राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, अनुरक्षण , प्रबन्धन और संचालन करने हेतु अभिग्रहण करने की अपने 
निश्चय की घोषणा करती है | 


उक्त भूमि से संबंधित कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन के 21 दिन के भीतर 
. इस अधिसूचना में उल्लिखित भूमि का उपयोग किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 3 घ की 

उप धारा 1 के अधीन अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है | 


इस संबंध में दी जाने वाली सभी आपत्तियाँ लिखित रूप में सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत की 
जानी चाहिए और आपत्तियों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत किये जाने चाहिए । सक्षम अधिकारी 
आपत्तिकर्ता को स्वयं अथवा वकील के द्वारा अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करेगा और ऐसी 
आपत्तियाँ सुनने तथा अग्रेतर जाँच, यदि आवश्यक होगी, करने के बाद सक्षम अधिकारी जैसा 
आवश्यक समझेगा, आदेश द्वारा आपत्ति को स्वीकार करेगा अथवा रद्द कर देगा । 


सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 3 ग ( 1 ) की उप धारा 2 के अधीन दिया गया आदेश अन्तिम 
होगा । 


1783 (11/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II 


SEC. 3 ( ii ) ] 


. अभिगृहीत की जाने वाली भूमि के नक्शे और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी, उप मंडल 
अधिकारी, किशनगढ़ जिला अजमेर, राजस्थान के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है । 


अनुसूची 


जिला : अजमेर तहसील / मुख्यालय : किशनगढ़ 


भूमि की किस्म 


क्रम सं 
(1) 


गाँव का नाम 

(2) 


भूमि का क्षेत्रफल 
हैक्टेयर/ वर्ग मीटर 


( 3 ) 


( 4 ) 


बन्दरसिन्दरी 


निजी 


32- 08 -14/ 52506 
37 -14- 16/ 61091 
0 -02 - 05 / 181 


सरकारी 


2. 


नोहरिया 


निजी 
सरकारी 


6 -18-12- 11217 
31 - 19 - 15/ 51768 
0 - 04- 16/ 387 


3... 


पाटन 


पाटन 


निजी 
सरकारी 


69 - 06 - 00/ 112167 
31 - 01 - 00 / 51038 
0 - 17- 01/ 1381 


3 ( क ) 


पाटन ( पेदिभाटा ) 


निजी 
सरकारी 


1- 13 -09/ 2674 
1 - 13 - 11/1908 
0 . 01708/ 1408 


4. 


बडगाँव 


निजी 
सरकारी 


16 - 07 - 05/ 26483 
3 -16 -08/6187 
1 - 04- 07/ 1970 


चुन्दरी 


निजी 
सरकारी 


38 - 12 - 03/ 62487 
10 - 10- 11/ 17042 
2 - 08-02/ 3892 


तोलामल 


निजी 
सरकारी 


28 -13- 06 / 46412 
4- 02 - 08 /6662 


नयागाँव 


निजी 
सरकारी 


13 - 18- 12/ 22629 
5 -19- 15/ 9699 


किशनगढ़ 


निजी 
सरकारी 


0 - 11 - 11/ 936 
12 - 01- 14 / 19560 


[ 411 II - U 


3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


8.(C5 ). 


Tre (HHOTA ) 


निजी 
सरकारी 


00 -00 -00 / 
02 -09 - 04 /3981 


[ 71. H . 34R 54 % Ti 19 - 37011/45/97 - 47,34 . 977 ] 

के . आर. भाटी, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Roads Wing) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th June, 1999 
S . O . 442 (E ). - - In exercise of powers conferred by sub - section (1 ) of section 3A of National Highway Act, 1956 , the 
Central Government hereby declares its intention to acquire such lands, brief description of which has been given in the 
Schedule antiexed hereto , for the public purpose ofbuilding ,maintenance, management and operation of the NationalHighway 
between Jaipur to Kishangarh . 

Any person interested in the land ,may ,within 21 days from the date of publication of this Notification , raise objection 
on the use of the land for the purpose of building mentioned in this Notification , under sub - section ( 1) of section 3C of the Act . 

Every such objection shall be made to tho competent authority in writing and shall set out the grounds thereof and the 
competent authority shall give the objector an opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner and may , 
after hearing of such objections and after making such further inquiry, if any , as the competent authority thinks necessary, by 
order cither allow or disallow the obection . 

Any order made by the competent authority under sub -section (2 ) of the section 3C ( 1), shall be final . 

The land plans and other details of lands to be acquired are available for interested persons in the office of the Competent . 
Authority, Sub -Divisional Officer, Kishangarh , District Ajmer , Rajasthan . 


- 


SCHEDULE 


District : Ajmer 


Tehsil/Head Quarters . : Kishangarh 


SI.No. 


Name of Village 


Type of Land 


Area of Land 


Hact/Sq.Mtr. 


- 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


Bandarsindari 


Private 


32 - 08 - 14 /52506 
37 - 14 - 16 /61091 


Government 


0 -02 -05 /181 


2 


.. 


Nohria 


Private 


6 - 18 - 12 / 11217 


Government 


31 - 19 - 15 /51768 
0 - 04 - 16 / 387 


ليه 


P . ten 


Pri 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - SEC , 3 ( ii )] 


Government 


31- 01 -00 /51038 
0 - 17 -01/ 1381 


3(a) 


Patan (Pedibhata ) 


Private 


1 - 13 -09 /2674 


Government 


1 - 13 - 11 /1908 
0 -01708 / 1408 


Badgaon 


Private 


16 -07 - 05 /26483 


Government 


3 - 16 -08 /6187 
1 -04 - 07 / 1970 


Chundri 


Private 


38 - 12- 03 /62487 


Government 


10 - 10 - 11 / 17042 
2 -08 -02 / 3892 


Tolamal 


Private 


28- 13 - 06 /46412 


Government 


4 -02 - 08 /6662 


Nayagaon 


Private 


13- 18 - 12 /22629 


Government 


5 - 19- 15 / 9699 


Kishangarh 


Private 


0 - 11- 11/936 


Government 


12 -01- 14 /19560 


8 ( a ) 


Private 


00 -00 -00 / 


Kishangarh 
(Satvasar ) 


Government 


02 - 09 - 04 / 3981 


[F . No. RW /NH - 37011/45 / 97 - D . O . IL 


KR BHATI, Jt . Secy . 


Printed by the Manager ,Govt. of India Pross, Ring Road , Mayapuri,Now Delhi- 110064 

and Publishod by the Controllor of Publications, Dolhi- 110054 


